रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33002 / 99 


REGD . No. D. L. - 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजप 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


एस.जी. - डी.एल. - अ . - 17082021-229093 

SG - DL - E - 17082021-229093 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 235 ] 


दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 17 , 2021 / श्रावण 26 , 1943 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 136 


No.235 ] 


DELHI , TUESDAY , AUGUST 17 , 2021 / SHRAVANA 26 , 1943 


[ N. C. T. D. No. 136 


भाग IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 


GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह पुलिस- II ( विभाग ) 
[ कार्यालय उपायुक्त पुलिस : यातायात ( आधुनिकीकरण ) ] 

अधिसूचना 

दिल्ली , 17 अगस्त , 2021 
फा.सं. 20 / 4 / 2003 / गृ.पु.- II / 1898.— जबकि , दिल्ली में सड़कों पर टीएसआर का रूकना और पार्किंग 
अनियंत्रित है , जिसके परिणाम स्वरूप सभी स्थानों पर उनकी पार्किंग होती है , जिससे अन्य वाहनों को बाधा 
उत्पन्न होती है और जनता की सुरक्षा को खतरा होता है । 

और जबकि , शहरी विस्तार और बढती मांग के कारण टीएसआर स्टैंड के अतिरिक्त पड़ाव और पार्किंग 
की अधिसूचना आवश्यक हो गई है । 

अब , इसलिए , मैं , सत्यवान गौतम , उपायुक्त पुलिस / यातायात ( आधुनिकीकरण ) , दिल्ली , दिल्ली पुलिस 
अधिनियम , 1978 की धारा 28 ( 1 ) ( बी ) के साथ पठित ' दिल्ली सड़कों व गलियों में वाहनों और अन्य यातायात 
नियन्त्रण विनियम- 1980 ' की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एत्द द्वारा यह आदेश करता 
हूं कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 24 स्थानों का उपयोग एक समय में अधिकतम 5 
टीएसआर के लिये ' टीएसआर हॉल्ट एवं गो ' स्टैड के रूप में कर सकते है । अधिसूचना प्राधिकारी के पास यह 
अधिकार सुरक्षित रहेगा कि सार्वजनिक हित में इस अधिसूचना को किसो भी समय निरस्त किया जा सकता है । 
इन स्थानों पर कोई स्थायी या अस्थायी खोखा / ढाचा नहीं बनेगा और न ही पानी , बिजली और टेलिफोन 


4612 DG / 2021 


( 1 ) 


2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


कनैक्शन की अनुमति होगी । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला 
पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली / नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी । 

सबंधित नागरिक सड़क रखरखाव निकाय सड़क उपयोगकर्ताओं / आम जनता के मार्गदर्शन और सुविधा 
के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट स्थानों पर ' टीएसआर हॉल्ट एवं गो ' को इंगित करने 
वाले संबंधित सूचनात्मक साईनबोर्ड लगाऐंगें । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 17/08/2021 को जारी किया गया । 


सत्यवान गौतम , उपायुक्त पुलिस 


अनुसूची 


' टीएसआर हॉल्ट एवं गो ' स्टैंड की सूची 


यातायात सर्किल 


स्थान 


क्रम संख्या 
पूर्वी जिला 


1 . 


खजूरी खास 


2 . 


खजूरी खास 


3 . 


खजूरी खास 


खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज की तरफ ( खजूरी चौक से लगभग 150 
मीटर की दूरी पर ) 
खजूरी चौक से भजनपुरा की तरफ ( खजूरी चौक से लगभग 150 
मीटर की दूरी पर ) 
खजूरी चौक से पीटीएस वजीराबाद की तरफ ( खजूरी चौक से 
लगभग 150 मीटर की दूरी पर ) 
खजूरी चौक से शास्त्री पार्क की तरफ ( खजूरी चौक से लगभग 150 
मीटर की दूरी पर ) 
महाराजपुर चेक पोस्ट के नजदीक 
आईएसबीटी आनंद विहार के प्रवेश द्वार के नजदीक 
रोडन . 56 पर आईएसबीटी आनंद विहार के निकास द्वार के नजदीक 


4 . 


खजूरी खास 


5 . 

विवेक विहार 
6 . 

विवेक विहार 
7 . 

विवेक विहार 
पश्चिमी जिला 


8 . 


राजौरी गार्डन 


9 . 

पंजाबी बाग 
10 . 

जनकपुरी 
11 . 

जनकपुरी 
12 . 

मायापुरी 
13 . 

मायापुरी 
दक्षिण - पश्चिमी जिला 


नजफगढ़ रोड , मेट्रो पिलर नं . 442 टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के 
नजदीक 
रिंगरोड , जन्माष्टमी पार्क के नजदीक 
लाल सांई मार्ग , भारती कॉलेज के नजदीक 
पंखा रोड , जनक सिनेमा के नजदीक 
रिंग रोड , बरार स्केयर मेट्रो स्टेशन गेट नं . 1 के नजदीक 
मायापुरी चौक , मायापुरी मेट्रो स्टेशन गेट नं . 1 के नजदीक 


14 . 


नजफगढ़ 


दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन बिकानेर स्वीट्स के नजदीक , नजफगढ़ से 
उत्तम नगर की तरफ 
ओल्ड गुरूग्राम रोड , समालखा टी पॉईट , कापसहेड़ा बार्डर की तरफ 
नजफगढ़ रोड , मेट्रो पिलर नं . 577 के नजदीक 


15 . 

कापसहेड़ा 
16 . 

तिलक नगर 
दक्षिणी जिला 
17 . 

वसंत विहार 
18 . 

वसंत विहार 
दक्षिण - पूर्वी जिला 
19 . 

कालकाजी 
20 . 

संगम विहार 


वसंत विहार मेट्रो स्टेशन गेट नं . 1 के नजदीक 
वसंत विहार मेट्रो स्टेशन गेट नं . 2 के नजदीक 


कालकाजी मंदिर गेट , बाहरी रिंग रोड से लोटस मंदिर की तरफ 
महरौली - बदरपुर रोड , बत्रा अस्पताल के नजदीक 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


3 


21 . 


सुखदेव विहार 


22 . 


सुखदेव विहार 


एम.एम. जोहर अली मार्ग , जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन के नजदीक 
( बटला हाउस से सी.वी. रमन मार्ग की तरफ ) 
कालिंदी कुंज , ठोकर नं . 9 , अटलांटिक वॉटर वर्ल्ड के पार्किंग गेट के 
नजदीक 
मथुरा रोड , बदरपुर फ्लाईओवर के नीचे बदरपुर बस टर्मिनल के 
नजदीक ( बदरपुर टोल गेट से जैतपुर मोड़ की तरफ ) 


23 . 


सरिता विहार 


24 . 


रिता विहार 


आगरा कनाल रोड , कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन गेट नं . 1 के नजदीक 


HOME ( POLICE - II ) DEPARTMENT 


[ OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC ( MOD . ) ] 


NOTIFICATION 


Delhi , the 17th August , 2021 


F. No. 20 / 4 / 2003 / HP - II / 1898. - Whereas , the halting and parking of TSRs on roads in Delhi are 
unregulated , resulting in their parking at all places thereby causing hindrance to other vehicles and endangering the 
security of the public . 

And whereas , notification of additional halting and parking of TSR stands has become necessary because of 
urban expansion and increased demand . 

Now , therefore , I , Satyawan Gautam , Deputy Commissioner of Police / Traffic ( Modernization ) , Delhi in 
exercise of the powers , conferred upon me u / s 28 ( 1 ) ( b ) of Delhi Police Act , 1978 read with Rule 3 of the “ Delhi 
Control of Vehicular and other traffic on Roads and Streets Regulation , 1980 ” do hereby order that the 24 locations 
specified in the schedule annexed with this notification shall be used as “ TSR Halt & Go ” stands for halting and 
parking of maximum 5 TSRs at a time . The notifying authority reserves the right to cancel the notific ation 
subsequently in the public interest . No Pucca / Semi Pucca structure , water , electricity and telephone connection shall 
be allowed on these sites . 


This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a 
copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioners of Police and all Police Stations in Delhi 
/ New Delhi . 

The concerned civic road maintaining agencies shall erect the corresponding informatory signboards 
indicating the “ Halt and Go Places for TSR ” at the locations specified in the schedule annexed with this notification 
for guidance and convenience of the road users / general public . 


This order shall come into force with immediate effect . 


Given under my hand and seal of this office on 17/08/2021 . 

SATYAWAN GAUTAM , Dy . Commissioner of Police 


SCHEDULE 


LIST OF " HALT & GO ” TSR STANDS 


Sl . No. 


Traffic Circle 


Location 


Fast District 


1 . 


Khajuri Khas 


Khajuri Chowk to Signature Bridge side ( at a distance of about 150 meters from 
Khajuri Chowk ) 


2 . 


Khajuri Khas 


Khajuri Chowk to Bhajanpura side ( at a distance of about 150 meters from Khajuri 
Chowk ) 


4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


3 . 


Khajuri Khas 


Khajuri Chowk to PTS Wazirabad side ( at a distance of about 150 meters from 
Khajuri Chowk ) 


4 . 


Khajuri Khas 


Khajuri Chowk to Shastri Park side ( at a distance of about 150 meters from Khajuri 
Chowk ) 


5 . 


Vivek Vihar 


Near Maharajpur Check Post 


6 . 


Vivek Vihar 


Near ' In Cate ' ISBT , Anand Vihar 


7 . 


Vivek Vihar 


Road No. 56 , near " Out Cate ' ISBT , Anand Vihar 


West District 


8 . 


Rajouri Garden 


Najafgarh Road near Metro Pillar No. 442 Tagore Garden Metro Station 


9 . 


Punjabi Bagh 


Near Janmashtmi Park , Ring Road 


10 . 


Janakpuri 


Lal Sai Marg near Bharti College 


11 . 


Janakpuri 


Pankha Road , near Janak Cinema 


12 . 


Mayapuri 


Ring Road , near Brar Square Metro Station , Gate No. 1 


13 . 


Mayapuri 


Mayapuri Chowk near Mayapuri Metro Station , Gate No. 1 


South - West District 


14 . 


Najafgarh 


Delhi Gate Metro Station near Bikaner Sweets on Najafgarh to Uttam Nagar 
carriageway 


15 . 


Kapashera 


Samalkha T - Point toward Kapashera Border , Old Gurugram Road 


16 . 


Tilak Nagar 


Najafgarh Road near Metro Pillar No. 577 


South District 


17 . 


Vasant Vihar 


Near Vasant Vihar Metro Station Gate No. 1 


18 . 


Vasant Vihar 


Near Vasant Vihar Metro Station Gate No. 2 


South - East District 


19 . 


Kalkaji 


Kalkaji Mandir Gate on the carriageway from Outer Ring Road to Lotus Temple 


20 . 


SangamVihar 


Near Batra Hospital , Mehrauli – Badarpur Road 


21 . 


Sukhdev Vihar 


M.M. Johar Ali Marg near Jamia Millia Metro Station ( from Batla House to C.V. 
Raman Marg ) 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


5 


22 . 


Sukhdev Vihar 


KalindiKunj , Thokar No. 9 , near parking Gate of Atlantic Water World , Kalindi 
Kunj 


23 . 


Sarita Vihar 


Near Badarpur Bus Terminal under Badarpur Flyover on Mathura Road ( From 
Badarpur Toll Gate to Jaitpur More ) 


24 . 


Sarita Vihar 


Agra Canal Road , Kalindi Kunj Metro Station , near Gate No. 1 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , May apuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 
VERMA 


Dyddbdb BHM PHO 
Din / 19.URE 


